निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार, 21 मई 2014 


( सं० पटना 439 ) 


सं0 बि०व०से० (स्था०) - 02 / 2014 - 1413 / प०व० 

पर्यावरण एवं वन विभाग 


- 4167 दिनांक , 


मूल कोटि के 


प्रोन्नति सहि 


संकल्प 

___ 19 मई 2014 
विषयः — वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से बिहार वन सेवा के मूल कोटि के सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नति द्वारा 

नियुक्ति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन । 

पर्यावरण एवं वन विभाग के संकल्प संख्या बि०व०से० (1 ) - 60 / 94 - 4167 दिनांक 21. 09. 1994 को अवक्रमित 
करते हुए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से बिहार वन सेवा के मूल कोटि के सहायक वन संरक्षक के पद पर प्रोन्नति पर 
विचार करने के लिए निम्न प्रकार विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की जाती है : 
1 अध्यक्ष / सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग 

अध्यक्ष 
प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग 

सदस्य 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार , पटना 

सदस्य 
4 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी 

सदस्य 
5 सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति / 

सदस्य 
अनुसूचित जनजाति का पदाधिकारी 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 439 -571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


